शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018 - आषाढ़ 15, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2018 


क्रमांक एफ 5-14 /2017 /1 ( एक ).- राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति Shri Thottathil B. Radhakrishnan मुख्य 
न्यायाधिपति , छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 07-05-2018 से 23-05-2018 ( 17 दिन ) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत 
अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव . 


1715 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


1716 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


वन विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2018 


क्रमांक एफ 1-48/2001/ 10 - भा.व.से. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी भा.व.से. ( 1985 ) वन संरक्षक को दिनांक 24 
05-2011 से मुख्य वन संरक्षक के पद पर वेनतबैण्ड पी.बी. 4 : 37400-67000 , ग्रेड वेतन 10000 में पदोन्नति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार , 

ए. के . टोप्पो, विशेष सचिव. 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 2 जून 2018 


क्रमांक एफ 1-5 / 2018/ 25-1. - राज्य शासन , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष -2016 
की चयन सूची क्र. 370/ 45 / चयन / 2017, दिनांक 30-12-2017 द्वारा सहायक संचालक ( आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ) 
के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित एवं अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी 
रूप से, आगामी आदेश तक 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक संचालक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे 5400/ 
में अनन्तिम (PROVISIONAL ) रूप से नियुक्त करता है तथा उनकी पदस्थापना सहायक संचालक के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 
5 में दर्शाये गए स्थान में पदस्थ करता है : 


श्रेणी 


पदस्थापना स्थान 


अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम 
एवं वर्तमान डाक का पता 


स . क्र . लोक सेवा आयोग 

की सूची का 

वरीयता क्रमांक 
( 1 ) ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


1 


अनारक्षित 


कार्यालय सहायक आयुक्त , 
आदिवासी विकास , बलरामपुर. 


श्री भूपेन्द्र सिंह , आत्मज स्व . चंद्रभान सिंह, 
27 खोली विकास नगर, ज्योति किराना स्टोर 
के पास बिलासपुर , जिला -बिलासपुर ( छ.ग. ) 
पिनकोड -495001. 


2 . 


2 


सुश्री शिल्पा साय, आत्मज श्री राम नाथ साय , 
टी -1, जीवन विहार कॉलोनी, तेलीबांधा रायपुर, 
जिला -रायपुर ( छ.ग. ) पिनकोड -492006 . 


अनुसूचित 
जनजाति 


कार्यालय सहायक आयुक्त , 
आदिवासी विकास सुरजपुर . 


2 . 


उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे 
अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी, निमोरा , रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. 


3 . 


܀ 


परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना 
अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन 
अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगें. 


4 . 


परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी 
पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेंगे, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने 
पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1717 


5 . 


अभ्यर्थी का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा . यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी 
को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव नहीं होना पाया 
जायेगा तो , उसकी सेवायेंनियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी. 


6 . 


शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी “ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 
( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 एवं छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती 
नियम , 2006 " के प्रावधानों के तहत शासित होगा. 


7 . अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय “मेडिकल बोर्ड ” से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र ( मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ) प्राप्त 
करने की अपेक्षा में की जाती है . अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 
तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन 
देय नहीं होगा. “ मेडिकल बोर्ड ” द्वारा आयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी. 


8 . 


उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष मूल ( स्थानीय ) निवास प्रमाण 
पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व 
दी गई कोई भी जानकारी /प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिनाकिसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय 
दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी. 


9 . जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने 
पर विचार किया जायेगा. 


10 . 


चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा 
कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में , परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन , 
भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. 


11. 


चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. 


12 . 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुधीर कुमार काले, अवर सचिव. 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 7 जून 2018 


क्रमांक एफ 6-3/ 2018/वा.कर /पांच. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एस. एल. अग्रवाल, अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर ( ग्रे ड वेतन 
रुपये 8700 ) को अपर आयुक्त , वाणिज्यिक कर ( ग्रेड वेतन रुपये 8900 ) के एकल पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37400-67000 + ग्रेड 
वेतन रुपये 8900 ( पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल -16 ) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए उन्हें कार्यालय आयुक्त , 
वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मरियानुस तिग्गा , अवर सचिव. 


1718 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2018 


क्रमांक - एफ 3-17/2018/ बजट/ गृह - दो. - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा -2 के खण्ड ( घ ) द्वारा 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन 
करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम ( 4 ) 
की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं .- 2 में वर्णित पुलिस थाना/ चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में 
अधिसूचित करता है 


: 


क्र . 


प्रस्तावित ग्राम 


पटवारी 


का नाम 


हल्का नं . 


थाना/ तह./जिला का नाम 
जिसमें सम्मिलित किया 

जाना है 
( 2 ) 


थाना/ तह./जिला का नाम 
जिससे अपवर्जित 
किया जाना है 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


ग्राम - सोरम 


24 


थाना - पाटन , तहसील - पाटन , 
जिला - दुर्ग. 


थाना - उतई, तहसील - दुर्ग, 
जिला - दुर्ग. 


2 . 


थाना - पाटन , तहसील - पाटन , 


ग्राम - धूमा 


34 


जिला- दुर्ग. 


थाना - उतई, तहसील - दुर्ग, 
जिला- दुर्ग. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . के . माथुर, उप - सचिव . 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 22 जून 2018 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक एफ 7-10 /2017/32. - इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22 मार्च, 2018 जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत बेमेतरा विकास योजना ( प्रारूप 2031 के अनुमोदन संबंधी है, में जहां - जहां बेमेतरा 
विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 प्रयुक्त हुआ है, वहां - वहां बेमेतरा विकास योजना, 2031 पढ़ा जाये तथा उक्त सूचना के अंग्रेजी पाठ के पैरा 
2 के सरल क्रमांक -3 में शासकीय मुद्रणालय की दृष्टि चूक के कारण “ कलेक्टर बिलासपुर ” मुद्रित हुआ है, को “ कलेक्टर बेमेतरा ” पढ़ा जाये. 


नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2018 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक एफ 7-33/ 2017/32. - इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22 मार्च, 2018 जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत खैरागढ़ विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 के अनुमोदन संबंधी है, में जहां- जहां 
“ खैरागढ़ विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 ” प्रयुक्त हुआ है, वहां - वहां “ खैरागढ़ विकास योजना , 2031 ” पढ़ा जाये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1719 


नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2018 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक एफ 7-9 / 2018/ 32. - इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-5-2018 द्वारा बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत 
हिरमी निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित करने संबंधी है, के उत्तर एवं पश्चिमी सीमा में ग्राम “ कुथरौदा ” के स्थान पर ग्राम 
“कुथरौद ” पढ़ा जाये. 


नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2018 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक एफ 7-15/ 2018 /32. - इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-5-2018 द्वारा बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत 
दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित करने संबंधी है, के पश्चिमी सीमा में ग्राम “किरवाई ” के स्थान पर ग्राम 
“किरवई ” एवं “ पश्चिमी ” के स्थान “ पश्चिमी ” पढ़ा जाये. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रेजीना टोप्पो , अपर सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


~ 


रायगढ़, दिनांक 11 जून 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 56 / अ -82 / 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( संख्या 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है 
कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.218 


केनसरा 
प.ह.नं. 15 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना निर्माण संभाग लाखा 
अ.मु खरसिया, जिला - रायगढ़ 
( छ.ग. ) 


केलो परियोजना के 
अंतर्गत बादीमाल 
माईनर नहर निर्माण हेतु 


भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


1720 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी अंतागढ़ , 

जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ.ग. ) 


अंतागढ़, दिनांक 11 जून 2018 


उद्घोषणा - पत्र 


भू - अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20 , 21, 22 के तहत् लोक सूचना 
राजस्व प्रकरण क्र ./ 06 / अ -82 / 2017-18, ग्राम डांगरा, तहसील - अंतागढ़ जिला उ. ब. कांकेर ( छ.ग. ) 


क्रमांक /773/ अ.वि.अ. / रीडर 2/2018. - चूंकि निम्नांकित ग्राम फुलपाड तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ.ग. ) में 
स्थित भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे उसे लिये जा सकते हैं . अतएव अर्जित 
की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं का अपने अभिकर्ता के साथ एवं न्यायालय 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- राजस्व अधिकारी अंतागढ़ में दिनांक 12-07-2018 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 
एवं भू - अर्जन अधिकारी अंतागढ़ में प्रातः 11.00 बजे दिन गुरूवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध 
में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं . नियत अवधि के पश्चात् दावा - आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


प्राम 
का नाम 


भूमि स्वामी का नाम व पिता 


अर्जित की जा रही भूमि का 

विवरण 


भूमि 


अर्जित की जा 
रही भूमि रकबे में 

स्थित स्थाई 
परिसंपत्ति का 


उद्देश्य के लिये 
भूमि ली जा रही 


रही भूमि पर 
स्थित वृक्ष का 

विवरण 


में 


7 


7 


8 


10 


11 


D 


महुमा-3 


जाति 


1 


श्री रामेश्वर पिता 

गांड 


71 में 


फुलपाड अंतागढ 


0.24 


0.50 


निरक 


फसली 


श्री बुधराम पिता दुलम जाति 

गोड वगैरह 


372/1 


फुलपाड़ा मंतागव 


021 


0.52 


फसली 


हत -3 
सेनहा-1 
सागौन -23 


साजा -10 
महुआ-13 


दल्लीराजहरा 
सायबाट नई रेल्वे 
लाईन निर्माण 


कार्य हेतु । 


कर-2 
हरां -3 


३ 


फुलपाड़ अंतागढ़ 


श्री सनकू पिता सोनसाय जाति 

गाँड़ वगैरह 


384/3 


1.30 


फसली 


निरंक 


आम -2 


जामुन -1 


तेंदू 
भेलया -2 


श्री रामप्रसाद पिता बहादू जाति 


सागौन -11 


फुलपाड़ अंतागढ 


384/2 
में से 


0.05 


0.12 


निरंक 


फसली 


माम -2 


श्री सुकालू पित्ता काऊ जाति 


362/3 
में से 


फुलपाङ | अंतागढ़ 


0 


015 


निरंक 


37 


आम -2 


फसली 


पल्लीराजहना 
रावपार नई रेल्वे 


श्री दलसाय पिता अकलसाय 

जाति गॉड वगैरह 


318 में 


कार्य हेतु 


फुलपाड़ | अतागक 


0 


निरंक 


से 


028 


फसली 


अमर-1 


एक 


सेनाा -3 


इतथा फिता नाहरू जाति गोड़ 

वगैरह 


फुलपाड़ | अंतागढ़ 


37 में 

से 


0.38 


0.94 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1721 


हरी -2 


साल -1 
मटूआ-2 


है 


फुलपाड अतागड 


श्री फगनू पिता नेवरू जाति 

गोंड वगैरह 


319 में 

से 


0.ce 


0.16 


एक 
फसली 


फुलपाड़ अंतागढ़ 


मंगल पिता बुधाम जाति गोंड 

वगैरह 


11 में 


से 


020 


फसली 


पार-2 


सेनहा -1 

आग -1 
बीजा-3 


10 | फुलपाड | अंतागढ़ 


सुकु पिता कटी जाति गोड 


280 में 

से 


0.22 


फसली 


महुआ -2 
साजा-2 
सागीन -3 
पार-2 
तेंदू-1 


11 | फुलपाड़ | अंतागढ़ 


सुकु पिता सुकाल जाति गोंड 


282 में 

से 


एक 


0.26 


निरक 


ईमली -1 
पीपल -1 


12 | फुलपाड अंतागढ़ 


बीसनाथ पिता सुकलाल जाति 

गॉड 


283/2 
में से 


0.11 


0.27 


फसली 


धावडा -1 
सागीन -23 
मडुआ -1 
सेन्हा-1 
जामुन -1 


13 


फुलपाड़ | अंतागढ़ 


सोमारू पिता बुधू जाति गोंड 


283/3 
में से 


0.12 


निरंक 


महुआ -2 


290 


समधर पिता अमर सिंह जाति 

गोंड वगैरह 


0.12 . 


फुलपाड़ अंतागढ 


0.30 
0.37 


293 में 

से 


फरकका 


निरक 


आम-2 


0.15 


फसली 


ईमली-5 


दल्लीराजहर 
रावघाट नई रेल्वे 
लाईन निर्माण 
कार्य हेतु । 


आम -2 


15 फुलपाड़ | अंतागढ़ 


सुनहर पिता जगे जाति गौड़ 

वगैरह 


287 में 


से 


0.80 


198 


फसली 


महुआ-2 
बांस धीरा -1 
सल्फी -2 


284 . 


0.01 . 


16 | फुलपाड़ अंतागढ़ 


मलसाय पिता भावसिह जाति 

गोड़वगैरह 


0.03. 
0.06 . 
022 


288 में 


009 


17 | फुलपाड़ा अंतागढ़ 


रजऊ पिता धनीराम जाति गोंड 


289 में 


से 


0.05 


012 


फसली 


18 


फुलपाड़ | अंतागढ़ 


सुकलू पिता बजऊ जाति गौड़ 


389/2 
में से 


0.01 


0.03 


निरंक 


फसली 


योग - 


21 


4.07 


10.05 


आज दिनांक 11-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया. 


1722 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


अंतागढ़, दिनांक 11 जून 2018 


उद्घोषणा- पत्र 


भू - अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20 , 21 , 22 के तहत् लोक सूचना 
राजस्व प्रकरण क्र ./ 06 / अ -82 / 2017-18, ग्राम डांगरा , तहसील - अंतागढ़ जिला उ. ब . कांकेर ( छ.ग. ) 


क्रमांक /775 / अ.वि.अ./ रीडर 2/2018. - चूंकि निम्नांकित ग्राम डांगरा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ.ग. ) में स्थित 
भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे उसे लिये जा सकते हैं . अतएव अर्जित 
की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं का अपने अभिकर्ता के साथ एवं न्यायालय 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - राजस्व अधिकारी अंतागढ़ में दिनांक 12-07-2018 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 
एवं भू - अर्जन अधिकारी अंतागढ़ में प्रातः 11.00 बजे दिन गुरूवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध 
में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं . नियत अवधि के पश्चात् दावा - आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


भूमि स्वामी का नाम व फिता का 


मांगत की जा रही भूमि का 

विरण 


उद्देश्य के लिये 
भूमिती जा रही 


नाम 


का नाम 


जजतका जा 
नही भूमि पर 
स्थित का 

विवरण 


भूमि वन म स्थित 
स्थाई परिसंपत्तिका 

विवरण 


प्रकार 


खन. 


मे 


10 


11 


बहला -1 
मामा-1 
आम-1 


डांगरा 


100 में 


अतापक 


श्री राजन पिता आपतु जाति गांड 


0.36 


निरक 


सागोन -1 
सागोन 
महुआ-2 
आम -1 


श्रीमती युधियापीन बाई पति श्री 

मददुनम जहि गोड 


2 


108/2 
मेको 


024 


निरंक 


डागा 


अतागड 


108/3 


3 


श्री मे पिता मंडा जाति गोड 


020 


निरंक 


108/1 


मागीन 


डांगरा 


अंतागढ 


022 


एक 
फसली 


निरक 


श्री दत्तर पिता नाडा जाति गोड 
बीमती मनाती पति महत्तर जाति 

गोड 


108/4 


सागोन -1 


डांगरा 


अंतागढ 


0.13 


032 


फसती 


पवड़ा -3 


दल्लीराजहरा 
सवचार नई रेल्वे 
लाइन निर्माण कार्य 

हेतु । 


तंदूक 


श्री कमलेश पिता पणा जाति 


साला -14 


डागरा 


अंतागढ 


130 


निरक 


56 


जावला -4 


कुसुम -18 
सागौन -2 
ऑपला-2 


साल -1 


श्री बुकमा पिता सालिक जाति 


दल्लीराजहरा 
रावपाट नई रेल्वे 
लाईन निर्माण कार्य 


अंतागढ 


डागरा 


045 


निरक 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1723 


सागोन -10 
अविला-12 


साल -2 


श्री जय सिंह पिता गिर जाति 


डागरा 


56 में से 


a24 


G5a 


एक 
फसली 


मा -1 


आज दिनांक 11-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया. 


हस्ता./ 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ). 


कार्यालय कलेक्टर ( भू - अभिलेख ) , बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ.ग. ) 


बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2018 


क्रमांक/589/ अ.भू.अ./ रा.नि.वर्क./2018.- छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मैं जनक प्रसाद पाठक कलेक्टर जिला बलौदाबाजार - भाटापारा एतद्द्वारा तहसील बलौदाबाजार , पलारी , कसडोल, भाटापारा, बिलाईगढ़, सिमगा 
के पटवारी हल्कों का सृजन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं : 


सूची 


वर्तमान पटवारी हल्का 

एवं ग्राम पंचायत 


प्रस्तावित नवीन पटवारी हल्का 

एवं ग्राम पंचायत 


तहसील 
का नाम 


रा.नि.मं. 


प्रस्तावित नवीन 
पटवारी हल्का 
मुख्यालय 


ग्राम पंचायत 


प.ह. 
न . 


ग्राम पंचायत 


न . 


to 


1 


3 


4 


7 


2 
बलौदाबाजार बलौदाबाजार 


धंवई 


1 


धंदई 


1 


सलौनी 


42 


सलौनी 


2 


2 


ढाबाडीह 


6 
धंवई 
कोलियारी 
सलौनी 
देवरी 
ढाबाडीह 
खजुरी 
बेमेतरा 
मुड़ियाडीह 
सोनाडीह 
रसेड़ा 
मेढ़ 
रसेडी 
चरौटी 


3 


ढाबाडीह 

देवरी 
मोहतरा 
मुड़ियाडीह 
सोनाडीह 
रसेड़ा 

मेढ़ 
रसेड़ी 
चरौटी 


बेमेतरा 


4 


रसेड़ा 


5 


5 


रसेड़ी 


6 


6 


चरीटी 


मगरचबा 


मगरच्या 


लटूवा 


7 


लटुवा 


7 


लटुवा 
मोहतरा 
शुक्लाभाठा 
भरसेला (बड़ा) 

पौंसरी 


भरसेला ( बड़ा) 


43 


शुक्लाभाठा 


पौसरी 


8 


पौसरी 


8 


भरसेली मा.गु 


भरसेली मा.गु. 


1724 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


करमदा 


करमदा 


9 


करमदा 


गैतरा 
अर्जुनी 


गैतरा 
अर्जुनी 


10 


10 


अर्जुनी 


रवान 


रवान 


भदापाली 


12 


सेम्हराडीह 


भद्रापाली 
खैरताल 
ढनढनी 
सेम्हराडीह 
खहरिया 
भरूवाडीह 
रिसदा 
ठेलकी 


भद्रापाली 

खैरताल 
भरुवाडीह 
सेम्हराडीह 
खम्हरिया 
चांपा 
रिसदा 
ठेलकी 


13 


खम्हरिया 


14 


रिसदा 


15 


बलौदाबाजार न. पा . 


15 


बलौदाबाजार न. पा . 


बलौदाबाजार न . 

पा . 


कोकड़ी 


16 


कोकड़ी 


16 


कुकुरदी 


45 


कुकुरदी 


17 


खम्हरिया 
पहंदा 


17 


लिमाही 


18 


18 


दशरमा 


19 


19 


सकरी 


कोकड़ी 
पाहंदा 
कुकुरदी 
ढनढनी 
खम्हरिया 
लिमाही 

दशरमा 
पुरेनाखपरी 
कंजी 
सकरी 
पनगांव 
भरसेला नया 
गिंदोला 
लाहौद 
डोटोपार 
बिटकुली 
लवन बंद 
खटियापाटी 
सुढेला 


लवन 


दशरमा 
पुरेनाखपरी 
कंजी 
सकरी 
पनगांव 
भरसेला ( नया) 
गिंदोला 
लाहौद 
डोटोपार 
बिटकुली 


20 


20 


पनगांव 


211 


21 


लाहौद 


22 


22 


बिटकुली 


23 


खटियापाटी 


46 


खटियापाटी 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1725 


खैदा ( ड) 


बँदा ( ड ) 


23 


खैदा (ड ) 


सुढेली 


24 


24 


डमरु 


नवापारा 
ताराशिव 


25 


25 


अमलकुंडा 


अमलकुंडा 


नवापारा 
ताराशिव 
अमलकुंडा 
भदरा 
कारी 
चिरपोटा 
खम्हारडीह 


कारी 


26 


कारी 


खम्हारडीह 
जूडा 


27 


पैजनी 


पैंजनी 
कसियारा 


जुड़ा 


मूण्डा 


28 


26 


बरदा 


29 


अहिल्दा 
कोरदा 


29 


अहिल्दा 


मुण्डा 
बरदा 
अहिल्दा 
कोरदा 
चिचिरदा 
परसाडीह 
पंडरिया 
सरखोर 


चिचिरदा 


चिचिरदा 


30 


पंडरिया 


47 


सरखोर 


सरखोर 


बाजारभाटा 


31 


31 


करदा 


करदा 


कोयदा 


32 


32 


कोयदा 


कोयदा 
अमलीडीह 
सिरियाडीह 
चंगोरी 


सुनसुनिया 


अमलीडीह 

चंगोरी 
सुनसुनिया 

मरदा 
सिरियाडीह 
तिल्दा 


मरदा 


33 


34 


तिल्दा 


34 


तिल्दा 


लाटा 
डोंगरीडीह 
डोंगरा 


डोंगरीडीह 
डोंगरा 


35 


35 


डोंगरीडीह 


1726 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


परसापाली 


36 


लवन शहर न . पं . 


लवन शहर न . प. 


लवन शहर न . पं. 

हरदी 
सिंघोरी 


37 


37 


भालूकोना 


38 


बगबूड़ा 
कोलिहा 


कुम्हारी 


बँदा ( ख ) 


कोहरौद 


39 


कोहरौद 


भालूकोना 
बगबूड़ा 
कोलिहा 
कुम्हारी 
बैंदा ( ख) 
कोहरौद 
जामडीह 
बम्हनपुरी 
तुरमा 

खैरा 
धाराशीव 
करमनडीह 
सरकीपार 


खैदा ( ख ) 


तुरमा 


तुरमा 

खैरा 
धाराशिव 


41 


धाराशीव 


करमनडीह 


पलारी 


सण्डी 


1 


गुमा 
सरसेनी 


11 


गुमा 


गितकेरा 


2 


2 


सैहा 


सैहा 
चुचरूंगपुर 
औरासी 


3 


3 


चुचरूंगपुर 


गाडाभाठा 


गुमा 
सरसेनी 
सैहा 
बेल्हा 
गितकेरा 
चुचलंगपुर 

औरासी 
गाड़ाभाठा 

खपरी 
परसवानी 
देवसुन्द्रा 
सर्रा 
टीला 
सकरी प. 
मुसुवाडीह 
फुण्डरडीह 
जारा 


गाड़ाभाठा 


खपरी 


देवसुन्द्रा 


5 


देवसुन्द्रा 


5 


सकरी प. 


38 


टीला 


6 


39 


रेंगाडीह 
फुण्डरडीह 
जारा 


मुसुवाडीह 


7 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1727 


छेरकाडीह 
साराडीह 
रेंगाडीह 


साराडीह 


साराडीह 


ससहा 


ससहा 


8 


सकरी स . 


सकरी स . 


सुन्दरी 
गोड़ा 
सिंघोरा 


गोंडा 
सर्रा 


9 


गोड़ा 


मूडपार 


10 


खैरा 


मूड़पार 


11 


मूडपार 
खैरा 
खरतोरा 

जर्वे 
कोदवा 
गबौद 


जर्वे 
खरतोरा 
कोदवा 
गबौद 


खरतोरा 


12 


12 


कोदवा 


13 


सुन्दरावन 
गैतरा 


13 


सुन्दावन 


तेलासी 


14 


तेलासी 


14 


देवगांव 


40 


देवगांव 


सुन्दरावन 
गाड़ाकुसमी 
तेलासी 
गैतरा 
देवगांव 
मोहगांव 
गिधपुरी 
मलपुरी 
हरिनभट्टा 
बोहारडीह 
बिजराडीह 
मोहान 


15 


गिधपुरी 
भरूवाडीह 


15 


गिधपुरी 


हरीनभट्ठा 


16 


हरिनभट्टा 


16 


बिजराडीह 


बिजराडीह 


17 


17 


सहाड़ा 


सहाड़ा 
बोहारडीह 

गिर्रा 
सिसदेवरी 
भवानीपुर 
खपरी 


सहाड़ा 
लटेरा 
गिरी 
पठारीडीह 
भवानीपुर 


18 


18 


गिर्रा 


पलारी 


19 


19 


भवानीपुर 


खपरी भ. 


वटगन 


20 


वटगन . 


1728 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


कौड़िया 


कौडिया 


सिसदेवरी 
कौड़िया 
जंगलोर 
कुसमी 
घोटिया 


कुसमी 


21 


कुसमी 


कुकदा 


कुकदा 
पलारी न.पं. 


पलारी न . पं. 


22 


पलारी न.पं. 


दतान 


दतान प . 


23 


दतान प 


घिरघोल 


घिरघोल 
कोसमंदी 


कोसमंदी 


24 


24 


गातापार 


कोसमंदी 


25 


अमेरा 


26 


बिनौरी 


आछोली 
अमेरा 
केसला 
बिनौरी 
रसौटा 
बलौदी 
छड़िया 
छेरकापुर 
कोसमंदा 
कोनारी 
मल्सिन 


अछोली 
अमेरा 
केसला 
बिनौरी 
रसौटा 
बलौदी 
छेरकाडीह 
छेरकापुर 
छडिया 
कोनारी 
मल्लिन 


बलौदी 


28 


छेरकापुर 


29 


29 


कोनारी 


लच्छनपुर 


30 


लहानपुर 


30 


लच्छनपुर 
गदहीडीह 
तिल्दा 
गबौद 


तिल्दा 


43 


तिल्दा 


दतान ख . 


31 


31 


दतान ख . 


धमनी 


सलौनी 


सलौनी 


दतान ख . 
धमनी 
सलौनी 
ठेलकी 
बांसबिनौरी 
सीतापार 
कोसमंदा 


32 


बांसबिनौरी 


33 


बांसबिनौरी 


44 


33 


सोनारदेवरी 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1729 


सोनारदेवरी 


रोहांसी 


रोहांसी 


34 


अमेठी 


अमेठी 


सोनारदेवरी 
रोहासी 
लरिया 
अमेठी 
टेमरी 
नवागांव 
टिपावन 
लकडिया 
बोईरडीह 
ओड़ान 


टिपावन 


35 


नवागांव 


35 


चोरहागांव 


लकडिया 


ओड़ान 


36 


ओड़ान 


खपरी ब. 


धौराभांठा 


47 


सेमरिया 


37 


चरौदा 
दतरेंगी 


37 


दतरेंगी 


सेमरिया 
धौराभाठा 
दतरेंगी 
चरौदा 
कानाकोट 
मुड़ियाडीह 

बम्हनी 
रीवाडीह 
औराई 
खैरा 


कानाकोट 


49 


बम्हनी 


कसडोल 


कसडोल 


औराई 


1 


औराई 


1 


बल्दाकछार 


2 


अर्जुनी 


2 


34 


मुढ़ीपार 


बल्दाकार 
अर्जुनी 
मुढ़ीपार 
पीपरछेड़ी 
पुटपुरा 
परसदा 
बोरसी 
भिंभौरी 


अर्जुनी 
पिपरछेड़ी 
पुटपुरा 
परसदा 
बोरसी 
खुड़मुड़ी 


3 


3 


पुटपुरा 


बोरसी 


टेमरी 
कोसमसरा 
बम्हनी 


बगार 
खुड़मुड़ी 
कोसमसरा 
टेमरी 


6 


कोसमसरा 


. 


1730 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


असनीद 


असनीद 


-- 


हटौद 


35 


हटौद 


खरी 


8 


9 


कसडोल नं . पं. 


बिलारी 

खरी 
कसडोल नं. पं . 

खर्वे 
सेमरिया 
मोहतरा 
दर्रा 


10 


10 


असनीद 
बिलारी 
हटौद 
बम्हनी 
आमाखोहा 

खरीं 
कसडोल नं . पं. 

खर्वे 
सेमरिया 
मोहतरा 
दर्रा 
कोट 
चरौदा 
छरछेद 
छांछी 
देवरीकला 
मुड़ियाडीह 
सिनोधा 


मोहतरा 


11 


कोट 


12 


कोट 


47 


छरछेद 


देवरीकला 
चरौदा 


13 


13 


देवरीकला 


सिनोधा 


14 


सिनोधा 


भदरा 


छछर 


15 


छछर 


15 


48 


मड़कड़ा 


मुड़पार 
मड़कड़ा 
झबड़ी 
खैरा 


झबड़ी 
खैरा 


16 


खैरा 


16 


सरवा 


17 


17 


सरवा 


सरवा 
बैजनाथ 
कटगी 
सेल 


18 


बैजनाथ 
कटगी 
सेल 


कटगी 


19 


19 


सेल 


साबर 


पिसीद 


20 


आमाखोहा 
पिसीद 
कोट 


मोतीपुर 
पिसीद 
कोट 


गिधौरी 


21 


21 


कोट 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1731 


मानाकोनी 
डेराडीह 
अमोदी 


मानाकोनी 
डेराडीह 
अमोदी 


22 


22 


अमोदी 


23 


23 


हसुवा 
धमलपुर 


हसुवा 


हसुवा 
धमलपुर 
बलौदा 
बरपाली 


24 


24 


बलौदा 


बलौदा 


गिधौरी 


25 


गिधौरी 
बरपाली 


गिधौरी 


25 


पुलेनी 


49 


घटमड़वा 


घटमड़वा 
पुलेनी 
कुम्हारी 
खपरीडीह 


26 


26 


कुम्हारी 


27 


27 


टुण्ड्रा न.पं. 


कुम्हारी 
खपरीडीह 
टुण्ड्रा 
मोहतरा 
कोटियाडीह 
मटिया 


टुण्ड्रा न.पं. 


28 


28 


मोहतरा 


मोहतरा 
कोटियाडीह 
मटिया 


29 


29 


मटिया 


मड़वा 


मड़वा 
नवरंगपुर 
खपरीडीह 


नवरंगपुर 


50 


नरधा 


30 


नरचा 


नरधा 


30 


नवरंगपुर 


बरेली 


31 


बरेली 
सुकली 


सुकली 


31 


कौवाताल 


कौवाताल 


32 


गिरौद 


32 


कौवाताल 
गिरौद 

दर्रा 
सोनाखान 


गिरौद 


33 


भूसड़ीपाली 


सोनाखान 
वीरनारायणपुर 

कंजिया 
देवतराई 
चिखली 


33 


सोनाखान 


34 


चिखली 
कंजिया 
नवागांव 


35 


1732 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


नवागांव 
देवरी 
नगेड़ी 


देवतराई 
देवरी 
नगेड़ी 


36 


36 


देवरी 


छाता 


37 


37 


नगेड़ा 


টানা 
नगेड़ा 
बिलारी 


नगेड़ा 
बिलारी 


38 


38 


बिलारी 


39 


39 


थरगांव 


कुरमाझर 
नगरदा 
थरगांव 
गोलाझर 
चांदन 


40 


40 


कुरमाझर 
नगरदा 
थरगांव 
गोलाझर 

चांदन 
कुशभाठा 
कुशगढ़ 
अमरूवा 


चांदन 


41 


कुशभाठा 
कुशगढ़ 


41 


कुशभाठा 


अमरूवा 


42 


42 


अमरूवा 


छतवन 


रंगोरा 


43 


छतवन 
रंगोरा 
चेचरापाली 
कुरकुटी 


रंगोरा 


43 


कुरकुटी 


44 


बया 


बया 


44 


51 


कोसमसरा 


45 


45 


धमलपुरा 
कोसमसरा 
रिकोकला 
डूमरपाली 
सोनपुर 
बरपानी 


कोसमसरा 
रिकोकला 
डूमरपाली 
सोनपुर 
बरपानी 


डूमरपाली 


46 


46 


बरपानी 


52 


रवान 


रवान 
देबीखार 
चरौदा 
बड़गांव 


53 


चरौदा 


54 


बार 
आमगांव 


बार 


55 


मुड़पार 
दोंद (नवापारा ) 


मुड़पार 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1733 


अर्जुनी 


भाटापारा 


भाटापारा 


1 


तरेंगा 
पेण्डरी 


1 


तरंगा 


2 


सुमा 


सुमा 
खोलवा 
देवरी 
सेमरिया 
टेहका 


अर्जुनी 
महराजी 
तरेंगा 
पेण्डरी 
सुमा 
खोलवा 
देवरी 
सेमरिया 
टेहका 
सुरजपुरा 
दतरेंगा 
दतरेंगी 
कोटमी 


3 


देवरी 


टेहका 


सुरजपुरा 
दतरेंगा 
दतरेंगी 


5 


दतरेंगी 


कोटमी 


कोटमी 


मधुबन 
परसवानी ( अ) 

जरहागांव 


परसवानी ( अ) 


36 


जरहागांव 


7 


कड़ार 


8 


8 


कड़ार 

लेवई 
अकलतरा 
परसवानी ( क ) 

सुरखी 
खपराडीह 
अवरेठी न. पा . 
पटपर न. पा . 


कड़ार 

लेवई 
अकलतरा 
परसवानी ( क ) 

सुरखी 
बिजराडीह 


अकलतरा 


9 


9 


सुरखी 


39 


न.पा. पटपर 


न.पा. पटपर 


10 


10 


न.पा. अवरेठी 


न.पा. अवरेठी 


11 


न.पा. भाटापारा 


11 


भाटापारा न . पा . 
हथनी न. पा . 


40 


न.पा. हथनी 


12 


12 


टिकुलिया 


टिकुलिया 
दाबाडीह 
गाडाडीह 
बोड़तरा 


न.पा. भाटापारा 
न.पा. हथनी 
टिकुलिया 
ढाबाडीह 
बोड़तरा 
मज़गांव 
कोडापार 
सेमरिया ब 
खोखली . 


13 


13 


बोड़तरा 


कोड़ापार 


14 


कोड़ापार 


14 


खोखली 


41 


खोखली 


1734 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


गाड़ाडीह 
गोगिया 
आलेसुर 


गोगिया 
सेमरिया 


15 


15 


आलेसुर 


राजाढार 


राजाढार 


राजाढार 


16 


बोरसी 


बोरसी 


42 


बोरसी 
खपराडीह 
गुर्रा 
तुरमा 
अमलीडीह 


गुर्रा 
तुरमा 


17 


17 


गुर्रा 


अमलीडीह 


18 


अमलीडीह 


हसदा 


18 


खम्हरिया 


43 


खम्हरिया 


कोसमंदा 


19 


कोसमंदा 


खम्हरिया 
मिरगी 
कोसमंदा 
बेंदरी 
धुर्राबांधा 
पौंसरी 
मोपका 


धुर्राबांधा 


44 


धुर्राबांधा 


निपनिया 


मोपका 


20 


मोपका 
भरतपुर 
सिंगारपुर 

गोढ़ी 


21 


21 


सिंगारपुर 


सेम्हराडीह 


सेम्हराडीह 


22 


कोदवा 


कोदवा 


भरतपुर 
सिंगारपुर 

गोढ़ी 
सेम्हराडीह 
धौराभांठा 
कोदवा 
लमती 
कोनी 
गुड़ाघाट 
निपनिया 
भोथीडीह 
सिलवा 
खपरी 
धनेली 
मोपकी 


23 


23 


कोनी 


कोनी 
गुड़ाघाट 
निपनिया 
भोथीडीह 
मोपकी 
खपरी 


24 


24 


निपनिया 


25 


25 


खपरी 


26 


धनेली 


26 


धनेली 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1735 


पथरिया 


29 


पथरिया 


पासीद 


27 


27 


पासीद 


रामपुर 


करहीबाजार 


28 


करहीबाजार 


पथरिया 
बिटकुली 
पासीद 

रामपुर 
करहीबाजार 
मेकरी 
ओटेबंद 
लालपुर 
राजपुर 
खपरी आर 
केशला 


28 


ओटेबंद 


ओटेबंद 


47 


खपरी आर 


बिटकुली 

खपरी 
केशला 


30 


30 


केशला 


लकानपुर 


लच्छनपुर 
खैरा 


खैरा 


31 


खैरा 


पाटन 


चिचपोल 


चिचपोल 
गुडेलिया 


32 


चिचपोल 


32 


गुड़ेलिया 


पाटन 


बोरसी 


बोरसी 


खैरी ( क ) 
बोरसी 
कुकदा 
नवागांव 
टोपा 


नवागांव 


34 


नवागांव 


बेन्द्री 


35 


35 


टोनाटार 


36 


36 


मल्दी 


कुकदा 
गोढ़ी (ट ) 
टोनाटार 
मल्दी 
मिरगी 
देवरानी 
मोपर 
टूण्डरी 
अमलडीहा 
मड़कडी 


गोढ़ी ( ट) 
टोनाटार 
मल्दी 
देवरानी 
अमेठी 
मोपर 
टूण्डरी 
अमलडीहा 
मड़कडी . 


37 


मोपर 


37 


बिलाईगढ़ 


बिलाईगढ़ 


1 


टूण्डरी 


2 


2 


मड़कडी 


1736 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


परसाडीह 


3 


3 


सोनाडुला 
परसाडीह 
कैथा 
पचरी 
मिरचीद 
देवरहा 


कैथा 


पचरी 
मिरचीद 
देवरहा 


4 


मिरचीद 


नगरदा 


नगरदा 


5 


नगरदा 


सोनियाडीह 


दोमुहानी 


6 


6 


दोमुहानी 


7 


7 . 


गोविन्दबन 


गोरबा 
गोविन्दबन 
बिसनपुर 
छिर्रा 
पवनी 
मल्दी 


8 


पवनी 


9 


9 


मल्दी 


करियाटार 


10 


10 


पुरगांव 


कोरकोटी 
पुरगांव 
तौलीडीह 


सोनियाडीह 
दोमुहानी 
बेल्हा 
गोरबा 
गोविन्दबन 
बिसनपुर 
छिरी 
पवनी 
मल्दी 
करियाटार 
करबाडबरी 
कोरकोटी 
पुरगांव 
तौलीडीह 
लिमतरी 
सिंघीटार 
भण्डोरा 

खुरसुला 
बिलाईगढ़ न. पं. 

खजरी 
देवरबोड़ 
बांउसरकुली 
पण्डरीपानी 
सुतीउरकुली 
खैरझिटी 
छुईहा . 


11 


तौलीडीह 


सिंघीटार 


12 


12 


भण्डोरा 


13 


13 


बिलाईगढ़ न. पं. 


14 


भण्डोरा 

खुरसुला 
बिलाईगढ़ न. पं. 

खजरी 
देवरबोड़ 
बांउसरकुली 
पण्डरीपानी 
सुतीउरकुली 
खैरझिटी 
छुईहा 


14 


बांउसरकुली 


15 


15 


पण्डरीपानी 


16 


16 


खैरझिटी 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1737 


धनसीर 
धौराभांठा 


धनसीर 
धौराभांठा 


धनसीर 


17 


सलिहा 


18 


सलिहा 


18 


सुरगुली 
सलिहा 
परसापाली 
गारडीह 


परसापाली 


51 


परसापाली 


भटगांव 


बोड़ा 


बोड़ा 


19 


19 


बोड़ा 


बघमल्ला 


बघमल्ला 


बैंगपाली 


20 


बैंगपाली 


20 


तेन्दुदरहा 


52 


तेन्दुदरहा 


बैंगपाली 
पीपरभवना 
तेन्दुदरहा 
किसड़ा 
पिरदा 
चारपाली 
गेंडापाली 


21 


पिरदा 


21 


पिरदा 
चारपाली 
गेडापाली 
खुरदरहा 
देवसागर 
टेढ़ीभदरा 


गेंडापाली 


22 


22 


देवसागर 


23 


खुरदरहा 
देवसागर 
टेढ़ीभदरा 
जमगहन 
बन्दारी 
धारासीव 
डोकरीडीह 
सिंघीचुवा 


जमगहन 


बन्दारी 


धारासीव 


धारासीव 


सिंघीचुवा 


24 


रिकोटार 


25 


25 


बेलटीकरी 


सिंघीचुवा 
रिकोटार 
डोकरीडीह 
बेलटीकरी 
डुरूमगढ़ 
सलौनीकला 
गिरवानी 
सलिहाघाट 
चिचोली 
चिकनीडीह 

जोरा 


26 


26 


सलौनीकला 


बेलटीकरी 
डुरूमगढ़ . 
सलौनीकला 
गिरवानी 
सलिहाघाट 
चिचोली 
चिकनीडीह 

जोरा 


27 


27 


सलिहाघाट 


28 


जोरा 


1738 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


29 


नगर पं. भटगांव 


30 


30 


जुनवानी 


31 


31 


धनगांव 


गदहाभाठा 
नगर पं. भटगांव 

जुनवानी 
पीपरभवना 
धनगांव 
खपरीडीह 
कोसममुण्डा 
बलौदी 
ओड़काकन 
पण्ड्रीपानी 

बालपुर 
टिहलीपाली 
मोहतरा 


गदहाभाठा 
नगर पं. भटगांव 

जुनवानी 
पीपरभवना 
धनगांव 
खपरीडीह 
कोसममुण्डा 

बलौदी 
ओड़काकन 
पण्ड्रीपाली 

बालपुर 
टिहलीपाली 
मोहतरा 


32 


32 


कोसममुण्डा 


33 


33 


ओड़काकन 


34 


34 


बालपुर 


मोहतरा 


सरचाभाठा 


सरधाभाठा 


35 


मधाईभांठा 


मधाईभांठा 


55 


मधाईभांठा 


चकरदा 


36 


पेण्ड्रावन 


37 


37 


सेन्दुरस 


सरसींवा 


पेण्ड्रावन 

कोट 
सेन्दुरस 
झुमका 
सरसींवा 
कोदवा 
तिलईपाली 
बम्हनपुरी 
बिलासपुर 

मूडपार 
मिनोदा 


39 


पेण्ड्रावन 
कोट 
सेन्दुरस 
झुमका 
सरसींवा 

कोदवा 
तिलईपाली 
बम्हनपुरी 
बिलासपुर 
मूडपार 
भिनोदा 
मुच्छमल्दा 
खम्हरिया 
धौराभांठा 
गिरसा 
रोहिना 


तिलईपाली 


40 


बिलासपुर 


41 


भिनोदा 


42 


42 


42 


खम्हरिया 


मुकामल्दा 
खम्हरिया 
धौराभांठा 
गिरसा 
रोहिना 


43 


43 


गिरसा 


44 


दुरूग 


दुरूग 


दुरूग 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1739 


पीपरभवना 
गाताडीह 


घाघरा 
गाताडीह 


45 


गाताडीह 


मनपसार 


46 


46 


सोहागपुर 


सोहागपुर 
धोबनी 
रायकोना 
गंगोरी 


मनपसार 
सोहागपुर 
धोबनी 
रायकोना 
गंगोरी 


रायकोना 


टाटा 


ਵੀ 


टाटा 


49 


49 


मोहतरा 


चोरभट्ठी 
मोहतरा 
बनढनी 
अमोदी 
हरदी 


चोरभट्ठी 
मोहतरा 
ढनदनी 
आमोदी 
हरदी 


50 


हरदी 


सिमगा 


सिमगा 


चकरवाय 


चकरवाय 


1 


चकरवाय 


तुलसी 
तोरा 
अड़बंधा 
करहुल 
चंदियापथरा 
ढेकुना 


2 


2 


करहुल 


3 


3 


टेकुना 


लिमतरा 


4 


सजारीनवांगांव 


तुलसी 
तोरा 
अड़बंधा 
कराहुल 
चंदियापथरा 

ढेकुना 
लिमतरा 
गणेशपुर 
सजारीनवागांव 
मर्राकोना 
दौरेंगा 
कोलिहा 

रोहरा 
माचामाठ 
रेंगाबोड 
दावनबोड़ 
ढाबाडीह 
बुचीपार 


गणेशपुर 
सजारीनवांगांव 
मर्राकोना 
दौरेंगा 
कोलिहा 
रोहरा 


5 


ID 


कोलिहा 


6 


6 


माचाभाठ 


रोहरा 


रंगाबोड 
दावनबोड़ 
ढाबाडीह 


7 


7 


दावनबोड़ 


बुचीपार 


अकलतरा 


अकलतरा 


ম 


1740 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


मोटियारीडीह 

चौरेंगा 
मनोहरा 


मोटियारीडीह 

चौरेंगा 
मनोहरा 


चौरेंगा 


9 


प. 


10 


10 


दरचुरा 


| 


11 


11 


दामाखेड़ा 


दरचुरा 
विश्रामपुर 
दामाखेड़ा 
किरवई 
चंदेरी 
बछेरा 
बैकोनी 
हरिनभट्ठा 


12 


चंदेरी 


12 


दरचुरा 
विश्रामपुर 
दामाखेड़ा 
किरवई 
चंदेरी 
बछेरा 
बैकोनी 
हरिनभट्ठा 

खैरघट 
मांढर 
बनसांकरा 
कचलोन 


43 


बैकोनी 


खैरघट 


13 


13 


बनसांकरा 


बनसांकरा 
कचलोन 


14 


कचलोन 


15 


15 


सिमगा न.पं. 


सिमगा न.पंचायत 

औरेठी 
बिनेका 


सिमगा न.पं. 

औरेठी 
बिनेका 
लांजा 


16 


16 


औरेठी 


लांजा 


17 


दुलदुला 
पौसरी 


17 


दुलदुला 
पौंसरी 


पौंसरी 


कामता 


कामता 


18 


18 


कामता 


नवागांव 
मुसवाडीह 
झिरिया 
केसदा 
डोंगरिया 
रिंगनी 


19 


19 


नवागांव 
मुसवाडीह 
झिरिया 
केसदा 
डोंगरिया 
रिंगनी 


केसदा 


20 


डोंगरिया 


जरीद 


21 


21 


मोहभट्ठा 


मोहभट्ठा 
सीतापार 
हथबंद 


मोहमट्ठा 
सीतापार 
हथबंद . 


22 


हथबंद 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1741 


23 


नेवधा 


भैसा 


नेवधा 
उड़ेला 
पौंसरी 
भैंसा 
करेली 
सकरी 
केशली 
खिलोरा 

धोधा 
कुकराचुंदा 
जांगड़ा 


नेक्धा 
उड़ेला 
पौसरी 
भैसा 
करेली 
सकरी 
केशली 
खिलोरा 

धोधा 
कुकराचुंदा 
जांगड़ा 


25 


25 


खिलोरा 


कुकराचुंदा 


27 


27 


जांगड़ा 


28 


बिलाईडबरी 


मुड़पार 

गौरदी 
बिलाईडबरी 
भंवरगढ़ 
जरौद 
सिनोधा 
मटिया 


29 


जरौद 


30 


मुड़पार 

गोरदी 
बिलाईडबरी 
भंवरगढ़ 
जरौद 
सिनोधा 
मटिया 
फरहदा 
आमाकोनी 
टेकारी 
रानीजरौद 
शिकारी केसली 

डिग्गी 
लोहारी 


फरहदा 


311 


आमाकोनी 


फरहदा 
आमाकोनी 
टेकारी 
रानीजरौद 
शिकारी केसली 

डिग्गी 
लोहारी 


32 


32 


शिकारी केसली 


नवापारा 


नवापारा 


34 


सुहेला 


नवापारा 
बिटकुली 
बासीन 
सुहेला 
बुड़गहन 
भटभेरा 
कुथरौद 
सकलोर 


बिटकुली . 
बासीन 
सुहेला 
बुड़गहन 
भटभेरा 
कुथरौद 
सकलोर. 


36 


35 


भटभेरा 


38 


36 


सकलोर 


1742 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


[ भाग 1 


अमेरी 


37 


37 


पेन्ड्री 


झीपन 


अमेरी 
पेन्ड्री 
झीपन 
चंडी 
रवेली 
पड़कीडीह 
खपराडीह 


38 


38 


पड़कीडीह 


39 


39 


रावन 


रावन 


40 


तिल्दाबांधा 


झीपन 
चंडी 

खेली 
पड़कीडीह 
खपराडीह 

रावन 
तिल्दाबांधा 
फुलवारी 
भोथाडीह 
नेवारी 
हिरमी 
परसवानी 
बरडीह 
मोहरा 
भालेसुर 


40 


तिल्दाबांधा 
फुलवारी 
भोथीडीह 
नेवारी 
हिरमी 
परसवानी 
बरडीह 
मोहरा 
भालेसुर 


भोथाडीह 


41 


41 


हिरमी 


42 


42 


मोहारा 


जनक प्रसाद पाठक , 

कलेक्टर . 


कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा, जिला बेमेतरा ( छ.ग. ) 


बेमेतरा, दिनांक 4 जून 2018 


क्रमांक / मण्डी/ भा.अधि ./2018-19/212.- कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर 
का आदेश क्रमांक / बी -4/1/ 32 ( 2 ) /भा.अधि./2018-19/1975 रायपुर दिनांक 13-06-2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कृषि उपज मण्डी समिति 
बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है. उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक 14-06-2018 को भारसाधक अधिकारी के 
पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया हूं . 


सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है. 


राजकुमार सोलंकी. 
अनुविभागीय अधिकारी कृषि 
एवं भारसाधक अधिकारी . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2018 


1743 


कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर ( छ.ग. ) 


अम्बिकापुर , दिनांक 14 जून 2018 


क्रमांक 1807 /नग्रानि/ अम्बिकापुर /वि.यो.- वाड्रफनगर / 2018.- एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र के लिए 
वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर - रामानुजगंज, कार्यालय सहायक संचालक नगर 
तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत वाड्रफनगर में दिनांक 21-06-2018 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में 
निरीक्षण के लिए उपलब्ध है . 


वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है : 


अनुसूची 


वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 


पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में : 


ग्राम मदनपुर, पशुपतिपुर , मिथिलापुर, रूपपुर , बसंतपुर एवं बसुलापाठ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम बसुलापाठ, प्रेमनगर, वाड्रफनगर एवं रजखेता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक. 
ग्राम रजखेता, कोटराही, पेंडारी एवं इकनारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम इकनारा एवं मदनपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक . 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त 
विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना 
होगा. 


भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति 
के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो , सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा . 


No. 1807 / T & CP / Ambikapur/DP -Wadrafnagar /2018. — Notice is hereby given that the existing land use map 
for Wadrafnagar planning area has been prepared under sub - section ( 1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar 
Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973 ), and a copy thereof is available for inspection from date 21 
06-2018 during office hours in the offices of the Collector District Balrampur- Ramanujganj, Office of the Assistant 
Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Wadrafnagar District Balrampur- Ramanujganj. 


The limit of Wadrafnagar Planning Area is defined in the schedule given below . 


SCHEDULE 


Limits of Wadrafnagar Planning Area 


NORTH 


EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Madanpur, Pashupatipur, Mithilapur, Ruppur, Basantpur and upto the Northern Limit of 
Basulapath. 
Village Basulapath , Premnagar, Wadrafnagar & upto the Eastern Limit of Rajkheta. 
Village Rajkheta , Kotrahi, Pendari & upto the Southern Limit of Eknara . 
Village Eknara & upto the Western Limit of Madanpur. 


“ If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared , it should be 
sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur , within a period of thirty days from 
the date of publication of the notice in the “ Chhattisgarh Gazette ” . 


1744 


ETTİH TE 17649, Frito 6 IMS 2018 


[ 4M 1 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha 
Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh . 


I. LH. 016 , 
सहायक संचालक. 


उच्च न्यायालय के 


आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 18th June 2018 


No. 689 /Confd1./2018 /II- 2-90 /2001 ( Pt. III).— (A ) Shri Neelam Chand Sankhla, Member of Higher Judi 
cial Service and presently posted as District and Sessions Judge , Raipur is transferred and appointed as Registrar 
General in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office . 


( B ) Shri Deepak Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar 
(Inspection & Enquiry) is appointed as Registrar (Vigilance ) in the Establishment of the High Court from the date he 
assumes charge of his ofice. He shall be in -charge Registrar General until Shri Neelam Chand Sankhla takes over 
charge as Registrar General . Shri Tiwari shall also look after the work of Registrar (Inspection & Enquiry ) until 
regular posting of Registrar ( Inspection & Enquiry ) is made. 


Bilaspur, the 18th June 2018 


No. 692 /Confdl./2018 / II- 1-4 /2018. — It is hereby notified that pursuant to Notification No. K.13016 /03/ 
2017 -US.II , dated 15th June, 2018 of the Government of India , Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), 
New Delhi, Hon ble Shri Justice Parth Prateem Sahu , Hon ble Shri Justice Gautam Chourdiya, Hon ble Smt. Justice 
Vimla Singh Kapoor and Hon ble Smt. Justice Rajani Debey have assumed charge of the office of Additional Judge 
of the Chhattisgarh High Court in the forenoon of June 18 , 2018 . 


By order of Hon ble the Chief Justice , 
DEEPAK KUMAR TIWARI, I/C Registrar General. 


Bilaspur, the 21st June 2018 


No. 700 /Confd1./2018 / II -3-14 / 2000. — On the application of Ku . Neha Yati, Member of Lower Judicial 
Service, presently posted as X Civil Judge Class- II, Durg , she is hereby , permitted to change her name as “ Smt. Neha 
Yati Mishra ” in place of “ Ku. Neha Yati” and to incorporate the name of her husband Shri Praveen Mishra in her 
service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


By Order of Hon ble Chief Justice , 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


